.. 


RALA 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 कार्तिक , 1940 ( श०) 


संख्या- 1000 राँची, गुरुवार , 


1 नवम्बर, 2018 (ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


आदेश 
31 अक्टुबर, 2018 


संख्या - 03नि0प0 - 39 / 2016 रा0नि0आ0 1484.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 
संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी 
झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम , 2001 की धारा 68क एवं 65क क सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण 
अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर ( यदि कोई हो ) विचार करने के पश्चात् राज्य 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य 
कारण नहीं है ; 

____ अतः इस संबंध में उपायुक्त , चतरा के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की 
समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क , सहपठित झारखण्ड 
पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 क क के अनुसरण में संलग्न सारणी के स्तम्भ (4) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने 
जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 1 नवम्बर , 2018 
जिला । निर्वाचन क्षेत्र 

नाम एवं पता 
2 | 


| क्रमांक 
| 1 | 


कारण 


| 1 


चतरा - IV - चतरा (01 ) | दिनेश कुमार साहु, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - घोड़दौड़, प्रखण्ड -प्रतापपुर 


IV - चतरा (01 ) | विजय पासवान, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम -योगीयारा, प्रखण्ड – प्रतापपुर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा (02 ) अजय कुमार वर्मा, 

ग्राम -प्रतापपुर , प्रखण्ड -प्रतापपुर 
IV - चतरा ( 02 ) गणेश प्रसाद, ग्राम - गुरिया, पंचायत - बभने , 

प्रखण्ड - प्रतापपुर 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा (02 ) विद्या सागर पाठक , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - डुमरवार , प्रखण्ड - प्रतापपुर 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा ( 02 ) | ब्रजेश कुमार माथुर, 

ग्राम - प्रतापपुर , प्रखण्ड – प्रतापपुर 
IV - चतरा ( 02 ) | गजेन्द्र सिंह , ग्राम - लिप्टा , 

पंचायत - हुमाजांग, प्रखण्ड – प्रतापपुर 
IV - चतरा ( 03 ) जितनी देवी, ग्राम - बजराही, 

पंचायत – बौधाडीह , प्रखण्ड - कुन्दा 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा (03 ) | बली देवी, 

ग्राम - लावालौंग , प्रखण्ड- कुन्दा 
IV - चतरा ( 04 ) | प्रतिमा कुमारी, ग्राम - झरदाग, 

प्रखण्ड - लावालौंग, जिला - चतरा 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा (05 ) | किरण कुमारी भोक्ता , 

ग्राम - संघरी, प्रखण्ड – चतरा 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा (05 ) | याशोदा देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - ब्रहम्णा, प्रखण्ड - चतरा 


IV - चतरा (05) 


रूबी देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - डाढ़ा, प्रखण्ड - चतरा 


IV - चतरा ( 06 ) | कलसी देवी , 

ग्राम - मरमदीरी, प्रखण्ड – चतरा 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने । 
में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 1 नवम्बर , 2018 


IV - चतरा ( 06 ) | बिजंती देवी, 


| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम – जाँगी, प्रखण्ड – चतरा 


IV - चतरा (07 ) | गिरजा पासवान , ग्राम - कोसमाही, 

पंचायत -लेंजवा, प्रखण्ड हण्टरगंज 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा ( 07 ) | शिवरतन दास, ग्राम - जबड़ा, पंचायत - जबड़ा , निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
प्रखण्ड - हण्टरगंज 

में असफल रहे । 


IV - चतरा (08 ) | जयललिता देवी , ग्राम - भोंदल , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
पंचायत – खुटीकेवालखूर्द, प्रखण्ड - हण्टरगंज में असफल रहे । 
IV - चतरा ( 08 ) मालती देवी, ग्राम - करमा, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
पंचायत –पाण्डेपुराखुर्द, प्रखण्ड - हण्टरगंज 
IV - चतरा (08) | अर्चना कुमारी, ग्राम -भोंदल , 

| निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
पंचायत - खुंटीकेवालखूर्द, प्रखण्ड-हण्टरगंज 
| IV - चतरा (10) | चलित्र भुईया , ग्राम -बहेरी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
पंचायत - कोबना, प्रखण्ड - हण्टरगंज 
| IV - चतरा (10) | मुकेश चौधरी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
ग्राम – केदलीकलाखुर्द, प्रखण्ड - हण्टरगंज 


IV - चतरा (11) 


पुष्पा देवी, ग्राम - हदुबाग , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
पंचायत - जमरीबक्सपुरा , प्रखण्ड - कान्हाचट्टी | में असफल रहे । 


IV – चतरा (11) 


उषा देवी , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


25 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


| ग्राम - बकचुम्बा , प्रखण्ड - कान्हाचट्टी 
| IV -चतरा (11) | गुलवासी देवी, 

ग्राम - राजपुर , प्रखण्ड - कान्हाचट्टी 
IV - चतरा (11 ) | रीना देवी , ग्राम -सिंदुरिया , 

पंचायत -नावाडीह,प्रखण्ड - कान्हाचट्टी 
IV - चतरा (11) | शोभा देवी, ग्राम - लड़िया , 

पंचायत - राजपुर, प्रखण्ड- कान्हाचट्टी 


26 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
| में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV - चतरा (12) | गुलाम रसूल, ग्राम - असढ़िया, 

पंचायत - शहरजाम, प्रखण्ड - ईटखोरी 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


IV - चतरा (12) प्रमेश्वर दांगी, ग्राम - नगवां , 

पंचायत - टोनाटांड़, प्रखण्ड- ईटखोरी 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


IV – चतरा (12) | दीपक अग्रवाल , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम + पंचायत + प्रखण्ड - ईटखोरी 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 1 नवम्बर , 2018 
IV - चतरा (12 ) अजय कुमार दांगी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
ग्राम + पंचायत + प्रखण्ड - ईटखोरी 
IV - चतरा (12 ) | मकसुद आलम, 

|निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
ग्राम पंचायत + प्रखण्ड - ईटखोरी 
IV – चतरा (13) | सविता देवी, ग्राम -मंधनिया , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
पंचायत –मधनिया, प्रखण्ड –मयुरहण्ड 
IV - चतरा (13) | सबिता देवी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
ग्राम -पंदनी, प्रखण्ड – मयुरहण्ड 
IV - चतरा | काजोल देवी , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
ग्राम - सेवाल , प्रखण्ड – मयुरहण्ड 
| IV - चतरा (13 ) | प्रिया देवी , ग्राम - झरदाग , 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
पंचायत - फुलांग , प्रखण्ड –मयुरहण्ड 
IV - चतरा (16) | नेहा शरण सहाय, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
ग्राम - देल्हो, प्रखण्ड- सिमरिया | 
IV – चतरा (16) | सुनीता देवी, 

निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 

में असफल रहे । 
ग्राम - खपिया, प्रखण्ड -सिमरिया 


IV - चतरा (18 ) | आशुतोष मिश्रा , 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने 
में असफल रहे । 


ग्राम - कुमड़ांग कला, प्रखण्ड - टण्डवा 


40 


IV - चतरा (18 ) | कौलेश्वरी देवी, 


निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने | 
में असफल रहे । 


ग्राम - उरदा, प्रखण्ड - टण्डवा 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 


ह० / - ( अस्पष्ट ), 
उप निर्वाचन आयुक्त , 
राज्य निर्वाचन आयोग , 

झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1000 -- 50 


